NON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची , शुक्रवार 

21 नवम्बर, 2014 ( ई० ) 


संख्या 615 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

21 नवम्बर, 2014 
संख्या -1/विविध -888 / 05 खंड का – 11123--प्रधान सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव , 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री एस0के0 शतपथी , भा .प्र. से. 
( झाः86 ) के दिनांक 23 नवम्बर, 2014 से विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि तक के लिए श्री 
एन0एन0 पाण्डेय, भा .प्र. से. (झाः83 ), प्रधान सचिव, गृह विभाग , झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


___ झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 615 _ 50 । 


